M 


SIK 


ain. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 वैशाख, 1940 ( श० ) 


संख्या- 475 


राँची, शुक्रवार 


4 मई , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
27 अप्रैल, 2018 


विषयः- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी/ मान्यता प्राप्त 

अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभियंताओं की चयन समिति 
द्वारा नियुक्ति के संबंध में । 


संख्या- 01/ नीति निर्धारण ( चयन )-01/ 2018 न०वि०आ०- 2304-- नगर विकास एवं आवास 
विभाग के संकल्प ज्ञापांक -7439 दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 
झारखण्ड राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण 
डिप्लोमाधारी की चयन समिति के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त की जाएगी । 
2. उल्लेखनीय है कि चयन समिति के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन हेतु सूचना/विज्ञापन का 
प्रकाशन करते हुए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी 
अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए | 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 मई , 2018 
3. उक्त क्रम में झारखण्ड सरकार एवं AICTE से मान्यता प्राप्त कई पोलिटेकनिक संस्थान से 
उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा झारखण्ड राज्य के निवासी अभ्यर्थी, जिन्होंने राज्य से बाहर अवस्थित AICTE 
से मान्यता प्राप्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से डिप्लोमा/ अभियंत्रण की डिग्री प्राप्त की है एवं AICTE 
से मान्यता प्राप्त विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों से उत्तीर्ण स्नातक अभियंताओं के द्वारा यह 
अभ्यावेदन दिया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के तहत उन्हें चयनित होने का अवसर प्राप्त नहीं हो 
सकेगा, जिसके फलस्वरूप कई मेधावी छात्र नियुक्ति के अवसर से वंचित रह जाएंगे | 
4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक -7439 
दिनांक 1 दिसम्बर , 2017,जिसमें चयन समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त करते हुए कनीय अभियंता के 
पद पर संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त करने का प्रावधान निरूपित है, के परिप्रेक्ष्य में सम्यक 
विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं : 

___ (i) चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त करते हुए कनीय अभियंता के पद पर संविदा 
आधारित नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान से उत्तीर्ण छात्रों के 
अतिरिक्त झारखण्ड सरकार तथा AICTE से मान्यता प्राप्त पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्र भी संविदा 
आधारित नियुक्ति के पात्र होंगे । 

____ (ii ) कनीय अभियंता के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के 
साथ झारखण्ड सरकार तथा AICTE से मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातक 
अभियंता भी पात्र होंगे । 

___ (iii) अन्य राज्यों के AICTE मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा / अभियंत्रण डिग्री प्राप्त 
झारखण्ड राज्य के निवासी स्नातक अभ्यर्थी भी कनीय अभियंता के पद पर संविदा आधारित 
नियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु उन्हें इस सन्दर्भ में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने से 
संबंधित विहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा | 


___ ( iv) नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक -7439 दिनांक 1 दिसम्बर , 2017 
के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे | 
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10 अप्रैल , 2018 में मद संख्या -5 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 475 -- 200 


